रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


- SM 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 30 , 2017 / आषाढ़ 9 , 1939 
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30 , 2017 /ASADHA 9 , 1939 


सं . 569 ] 
No. 569 ] 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 30 जून , 2017 
सा . का. नि . 753( अ). केंद्रीय सरकार , पंजाब पुनर्गठन अधिनियम , 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 ( संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ को यथा विस्तारित ) में 
1 जुलाई से निम्नलिखित उपांतरण करती है । 

उपांतरण 
1. पंजाब मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 ( संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ को यथा विस्तारित), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल 
अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में , 

( क ) खंड (ज ) का लोप किया जाएगा ; 


( ख ) खंड (ट ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा , अर्थात् :-- 


( ट) “ माल " से निम्नलिखित अभिप्रेत है 

(i) अपरिष्कृत पेट्रोलियम ; 
(ii ) उच्च गति डीजल ; 


मोटर स्प्रिट ( सामान्य रूप से पेट्रोल के रूप में ज्ञात ) ; 


(iv ) प्राकृतिक गैस ; 
(v ) विमानन टर्बाइन ईंधन ; 
(vi ) मानव उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर ; 


4033 GI/ 2017 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (i)] 


( ग) खंड (x) में , स्पष्टीकरण में , खंड ( 2) का लोप किया जाएगा । 
2. मूल अधिनियम की धारा 8 में , 
( क ) उपधारा (1) में , “ अनुसूची " शब्द के स्थान पर , “ अनुसूची 1 " शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 
( ख ) उपधारा ( 2) का लोप किया जाएगा । 
3. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1 ) में “जिसके अंतर्गत पूंजी माल हैं " शब्दों का लोप किया जाएगा । 
4. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (5) के खंड (ज) का लोप किया जाएगा । 
5. मूल अधिनियम की धारा 16 का लोप किया जाएगा । 
6. मूल अधिनियम की धारा 19 का लोप किया जाएगा । 
7. मूल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के खंड ( ख) का लोप किया जाएगा । 
8. मूल अधिनियम में , अनुसूची "क", अनुसूची "क", अनुसूची "ख", अनुसूची “ग ”, अनुसूची “ग-1", अनुसूची “घ”, 
अनुसूची “ड.", अनुसूची “ च " और अनुसूची “ज ” के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- 

अनुसूची । 

(धारा 8 देखिए) 
विनिर्दिष्ट दर पर कराधेय मालों की सूची 


क्र . सं . 


वस्तु का नाम 


कर की दर 


1 


अपरिष्कृत पेट्रोलियम 


12. 5 % 


2 


डीजल/ उच्च गति डीजल 


9 . 68 % 


| पेट्रोल , जिसके अंतर्गत ब्रांडीकृत प्रीमियम पेट्रोल है 


24. 74 % 


4 


प्राकृतिक गैस 


12. 5 % 


विमानन टर्बाइन ईंधन 


20 % 


| मानव उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर 


12. 5 % 


[ फा . सं. एस -31011/18/ 2017 - एसटी-I-डीओआर] 


एस . आर . मीना , अवर सचिव 


[ TT II - QU5 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th June, 2017 
G .S . R . 753 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganization Act, 1966 
( 31 of 1966 ), the Central Government hereby makes the following modifications in the Punjab Value Added Tax Act, 
2005 (as extended to the union territory of Chandigarh ), with effect from the 1st day of July, namely : - 

MODIFICATIONS 
In section 2 of the Punjab Value Added Tax , 2005, (as extended to Union territory of Chandigarh ), hereinafter 
referred to as the principal Act, 

(a ) clause (h ) shall be omitted ; 
(b ) for clause (k ), the following clause shall be substituted , namely : 
‘ (k ) “ goods” ,means 

(i) Petroleum Crude ; 
( ii) High Speed Diesel 
(iii) Motor spirit (commonly known as petrol); 
( iv ) NaturalGas ; 
(v) Aviation Turbine Fuel; 

(vi) Alcoholic Liquor for Human Consumption ;" 
(c) in clause (x ), in the Explanation , clause (2 ) shall be omitted . 
In Section 8 of the principal Act, 

(a) in sub -section (1), for the word “ Schedule ” , the word and letter " Schedule I” shall be substituted ; 

(b ) sub -section (2 ) shall be omitted . 

In section 13 of the principal Act, in sub - section (1), the words “ including capital goods,” shall be omitted . 
4 . In Section 13 of the principal Act, in sub -section (5 ), clause (h ) shall be omitted . 

Section 16 of the principal Act shall be omitted . 
6 . Section 19 of the principal Act shall be omitted . 

In section 20 of the principal Act, in sub section (1) clause (b ) shall be omitted . 
8 . In the principal Act, for the Schedule “ A ” , Schedule “ B ” , Schedule “ C ” , Schedule “ C - 1 ” , Schedule “ D ” , 
Schedule “ E ” , Schedule “ F ” and Schedule “ H ” , the following Schedule shall be substituted , namely : 

SCHEDULE - I 

(see Section 8 ) 

List of goods taxable at specific rates 
S . No . Name of the Commodity 

Rate of Tax 


7 . 


1 


12 .5 % 


9 .68 % 


Petroleum Crude 
Diesel/High Speed Diesel 
Petrol including branded premium petrol 
Natural Gas 


24 .74 % 


12 . 5 % 


Aviation Turbine Fuel 


20 % 
12 .5 % 


6 


Alcoholic Liquor for Human Consumption 


[ F . No. S -31011/ 18 /2017 - ST -I-DOR ] 

S . R . MEENA , Under Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 30 जून , 2017 
सा. का.नि . 754( अ). - केंद्रीय सरकार , पंजाब पुनर्गठन अधिनियम , 1966 ( 1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं . सा . का . नि . 600( अ), तारीख 4 अगस्त , 
2011 को अधिक्रांत करते हुए, उन बातों के सिवाय , जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया 
गया है, संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ पर यथा विस्तारित पंजाब विलासिता कर अधिनियम, 2009 को 1 जुलाई, 2017 से बातिल 
करती है । 


[ फा . सं. एस- 31011/18/ 2017- एसटी -I-डीओआर ] 

एस . आर. मीना, अवर सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 30thJune, 2017 
G .S .R . 754 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganization Act, 1966 
( 31 of 1966 ), and in supersession of the notification number G.S. R. 600 ( E ) dated 4th August , 2011 of the Ministry of 
Home Affairs, Government of India , expect in respect to things done or omitted to be done before such supersession , 
the Central Government hereby annuls the Punjab Tax on Luxuries Act, 2009, as extended to the Union Territory of 
Chandigarh, with effect from the 1st day of July , 2017 . 


[ F. No . S-31011/18/ 2017- ST-I- DOR] 


S. R .MEENA , Under Secy . 


RAKESH SUKUL SUKULAI 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date: 2017.06.3022 :09: 43 + 05 30 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


